रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33002/99 


REGD. No . D . L.- 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्लीराजपान 


सयप नय 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 165 ] 
No. 165 ] 


दिल्ली , बृहस्पतिवार , दिसम्बर 18 , 2014 / अग्रहायण 27 , 1936 [ रा. रा. रा . क्षे.दि . सं. 163 
DELHI, THURSDAY , DECEMBER 18, 2014/ AGRAHAYANA 27 , 1936 | N. C . T. D. No. 163 


Au 


भाग- - -JV 
PART - IV . 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


विकास विभाग 
( कृषि विपणन निदेशालय ) 


अधिसूचनाएं 


दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2014 


सं , एफ . 8 / 19 / 99 - डी . ए. एम . / एम . आर. / पार्ट फाईल / 3246. -- जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 
दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन ( विनियम ) अधिनियम , 1998 ( 1999 का दिल्ली अधिनियम संख्या -7 ) की अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट खण्ड - VIII " घास एवं चारा " के अन्तर्गत मदों से सम्बन्धित कृषि उत्पाद “ जवार कार्बी, बाजरा, कावली , 
गेहूँ भूसा, चना भूसा, जवार हरी, जई हरी, बरसम, राजका, लूसान और पाल्ला " के विपणन के विनियमन को समाप्त 
करने के लिए अधिसूचना का प्रारूप दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी सरकार की दिनांक 24 सितम्बर , 2014 के दिल्ली 
राजपत्र भाग - IV असाधारण में उक्त अधिनियम की धारा 3 की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया गया था , उक्त प्रकाशित 
अधिसूचना की प्रतियां जिस तिथि को जनता को उपलब्ध कराई गई थीं , उस तिथि से 45 दिन की अवधि के भीतर 
इससे प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों से आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित किए गए थे ; 


और, जबकि उक्त अधिसूचना की प्रतियां 25 सितम्बर , 2014 को जनता को उपलब्ध कराई गई थी ; 
और , जबकि उक्त प्रारूप अधिसूचना के सम्बध में जनता से कोई भी आपत्ति तथा सुझाव प्राप्त नहीं हुआ 


अतः, अब , दिल्ली कृषि विपणन (विनियम) अधिनियम , 1998 की धारा 4 की उप - धारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 25 .05. 1965 की अधिसूचना संख्या एफ . 17 / A - 59 - Dev(i) के 
अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल घोषणा करते हैं कि पूर्वोक्त कृषि उत्पाद के विपणन का 
विनियमन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तत्काल समाप्त होगा । 


. 5027 DG/ 2014 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


DEVELOPMENT DEPARTMENT 
(DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING ) 

NOTIFICATIONS 

Delhi, the 18th December , 2014 
No. F . 8 /19 /99 /DAM / 

MR/ Pt.File /3246 . — Whereas the draft of notification to cease the regulation of marketing 
of “ Jawar Karbi, Bajra, Kavli , Wheat Bhusa, Gram Bhusa, Jawar Green, Jaii Green, Barrseem, Rajka, Loosan and 
Palla ” which are agricultural produce pertaining to items under clause VIIl . Grass and fodder , specified in the schedule 
to the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation ) Act, 1998 (Delhi Act No. 7 of 1999 ) in the National Capital 
Territory of Delhi was published as required by section 3 of the said Act in the Delhi Gazette Part- IV Extraordinary , 
dated the 24th September, 2014 of Government of National Capital Territory of Delhi, inviting objections or suggestions 
from all persons likely to be affected thereby within a period of 45 days from the date on which copies of the Delhi 
Gazette , in which the said notification was published , were made available to the public ; 

And , whereas the copies of the said notification were made available to the public on 25th September, 2014 ; 

And , whereas no objection and suggestion has been received from the public in respect of the said draft 
notification ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 4) of Section 4 of the Delhi Agricultural 
Produce Marketing (Regulation ) Act, 1998 , and in supersession of notification No. f .171A - 59 -Dev (i) datod 28 .05 .1965 , 
the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to declare that regulation ofmarketing of the aforesaid 
agricultural produce shall cease in the National Capital Tenitory of Delhi, withi iinmediate effeci. 


दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2014 


सं . एफ . 8 / 21 / 99 - डी. ए. एम . / एम. आर. / खण्ड - 11 / 3232. -- जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली में कृषि 
विपणन (विनियम ) अधिनियम , 1998 ( 1999 का दिल्ली अधिनियम संख्या - 7 ) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट " पशुपालन 
उत्पाद " खण्ड - 1 के क्रम संख्या 7 पर “ दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद " मद से सम्बन्धित कृषि उत्पाद “ खोया / भावा " के 
विपणन के विनियमन को समाप्त करने के लिए अधिसूचना का प्रारूप दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी सरकार की दिनांक 
24 सितंबर, 2014 को दिल्ली राजपत्र भाग -IV असाधारण में उक्त अधिनियम की धारा 3 की अपेक्षानुसार प्रकाशित 
किया गया था , जिस उक्त प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियां जिस तिथि को जनता को उपलब्ध कराई गई थीं , उस 
तिथि से 45 दिन की अवधि के भीतर इससे प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों से आपत्तियां / सुझाव 
आमंत्रित किए गए थे ; 

और, जबकि उक्त अधिसूचना की प्रतियां 25 सितंबर, 2014 को जनता को उपलब्ध कराई गई थीं ; 
और, जबकि उक्त प्रारूप अधिसूचना के सम्बन्ध में जनता से कोई भी आपत्ति / सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ; 

अतः, अब , दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियम ) अधिनियम , 1998 की धारा 4 की उप - धारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 11.04 . 1997 की अधिसूचना सं . एफ 8 / 1 / 84 - डी. ए. एम. / 
एम . आर. / 1028 के अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल घोषणा करते हैं कि उक्त वर्णित 
खोया / मावा के विपणन का विनियमन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तत्काल समाप्त होगा । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से 

तथा उनके नाम पर , 
वी . पी . राव, विशेष सचिव (विकास ) 


Delhi, the 18th December, 2014 
No. F. 8/ 21 /99 -DAM/ MR/ Vol. II/3232.-- Whereas the draft of notification to cease the regulation of marketing 
of " Khoya/ Mawa " agricultural produce pertaining to item at Sr . No. 7 Milk and Milk Products of clause I. Animal 
Husbandry Products specified in the schedule to the Agricultural Produce Marketing (Regulation ) Act, 1998 (Delhi Act 
No . 7 of 1999 ) in the National Capital Territory of Delhi was published as required by section 3 of the said Act in the 
DelhiGazette Part-IV Extraordinary, dated the 24th September , 2014 of Government of National Capital Territory of 
Delhi, inviting objections or suggestions from al} persons likely to be affected thereby within a period of 45 days from 
the date on which copies of the Delhi Gazette , in which the said notification was published , were made available to the 
public; 

And , whereas the copies of the said notification were made available to the public on 25th September, 2014 ; 

And , whereas no objection and suggestion has been received from the public in respect of the said draft 
notification ; 


PART IVI 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section (4 ) of Section 4 of Delhi Agricultural 
Produce Marketing (Regulation ) Act, 1998, and in supersession of Notification No . F.8 /1/84-DAM /MR/ 1028 dated 
11.04 .1997 , the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to declare that regulation ofmarketing of 
Khoya Mawamentioned above shall cease in the National Capital Territory of Delhi with immediate effect. 

By Order and in the Name of the Lt.Governor of 

the National Capital Territory of Delhi, 
V. P . RAO , Special Secy. ( Development ) 


गृह पुलिस-II (विभाग ) 
(कार्यालय उपायुक्त पुलिसः यातायातः मुख्यालय ) 

अधिसूचना 

दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2014 
फा . सं . 20 / 4 / 2003 / गृ . पु. - II / 10821 . - -- क्योंकि चाँदनी चौक इलाके में यातायात की सघनता की समस्या के 
कारण और चाँदनी चौक के पुनर्विकास के कार्य को ध्यान में रखते हुए यातायात के सुगम प्रवाह , और सड़क प्रयोगकर्ताओं 
की सुरक्षा को सुनिश्चित करना आवश्यक है । 

. और क्योंकि यातायात की सघनता की समस्या के कारण सड़क प्रयोगकर्ताओं की सुविधा एवं सुरक्षा हेतु चाँदनी 
चौक के इलाके पर यातायात के प्रवाह को नियंत्रित करना आवश्यक है । 

अतः मैं , आर. के . झा , उपायुक्त पुलिस यातायात , मुख्यालय दिल्ली, दिल्ली में सड़कों व गलियों पर वाहन व 
अन्य यातायात नियम 1980 की धारा 21 जिसके अन्तर्गत मुझे अधिकार प्राप्त हैं , का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा 
निम्नलिखित स्थानों पर सभी प्रकार के वाहनों के लिए अगले आदेश तक एकतरफा मार्ग की घोषणा करता हूँ । 

1. लाल किला चौक से यातायात दक्षिणी रास्ते पर फतेहपुरी मस्जिद तक एकतरफा चलेगा । 
2. खारी बावली से आने वाले वाहन खारी बावली- चर्च मिशन टी पॉइंट पर अनिवार्य रूप से बायीं ओर मुड़ेगें 

और श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग की तरफ निकल जाएंगे । 
3. कटरा बरियान की ओर से आने वाले वाहनों का प्रवेश दाहिनी तरफ फतेहपुरी मस्जिद पर निषेध रहेगा । ये 

वाहन सीधे चर्च मिशन मार्ग की ओर जाएंगे और खारी बावली के लिए बायीं तरफ मुड़ेगें या सीधे टाऊन 

हॉल या चाँदनी चौक के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग की तरफ जाएंगे । 
4. श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग पर बनखंडी के सामने के कट पर बस , भारी , मध्यम व हल्के वाहनों को यू टर्न 

लेने की अनुमति नहीं होगी । 
श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग पर जो यातायात पीली कोठी की तरफ से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन मार्ग की 
तरफ आ रहा है , को श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग-- चर्च मिशन मार्ग टी पॉइंट पर दाहिने तरफ जाने कि अनुमति 

नहीं होगी । 
6 . चर्च मिशन मार्ग, फतेहपुरी मस्जिद चौक से श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग की तरफ यातायात के प्रचालन के 

लिए एकतरफा रहेगा । ये वाहन फतेहपुरी मस्जिद से श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग निकलेंगे या खारी बावली 
की तरफ चर्च मिशन मार्ग से निकलेंगे और वाहनों को चर्च मिशन मार्ग पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग की 

ओर से जाने की अनुमति नहीं होगी । 
इसके अतिरिक्त , चाँदनी चौक के दक्षिणी मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों जिसमें साईकिल रिक्शा व हाथ ठेला 
आदि भी शामिल हैं , को ठहरने , इंतजार करने , माल भरने और उतारने पर भी पाबंदी रहेगी । 

यह आदेश प्रत्येक दिन 24 घंटे लागू रहेगा । 

सामान्य जनता के सूचनार्थ इस आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा समस्त जिला पुलिस 
उपायुक्त तथा तमाम थानों दिल्ली/ नई दिल्ली के सूचना पट्टों पर इसकी एक प्रति चिपकाई जाएगी । 

सम्बंधित सड़क रख -रखाव प्राधिकरण जन - साधारण के सूचनार्थ एवम् सुविधा हेतु आवश्यक संकेत पट्ट प्रतिबंधित 
संकेत को इंगित करते हुए लगाएंगे । 


5 . 


- -- 


- 


---...........--- 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY. 


[PART IV 


- 


यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 


# 


T H TRE 


07 HRT – Hier farti 


18 . 12. 2014 037 377 for at TTT 


- 


3915. oh. ETT, 34Pfarr H (HART Teama ) 
HOME (POLICE - II ) DEPARTMENT 
(OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE : TRAFFIC : HDQRS) 

NOTIFICATION 

Delhi, the 18th December, 2014 
F . No. 20 /4 /2003 /HP - 11/ 10821. Whereas, it is necessary to ensure smooth flow of traffic and 
prevent congestion and to avoid inconvenience to motorists & other road users in Chandni Chowk area and in 
view of undergoing redevelopmentwork on Chandni Chowk Road . 

And whereas, in view of the problem of traffic congestion , it is necessary to regulate the movement 
of traffic in Chandni Chowk area for the convenience of road users and the safety of other road users . 

Now , therefore , 1, R . K . Jha, Deputy Commissioner of Police , Traffic , Headquarters, Delhi in exercise 
of the powers, conferred upon me under Regulation 21 of the Delhi Control of Vehicular and Other Traffic on 
Roads and Street Reguiations, 1980 do hereby declare the following “ One ways traffic circulation plan for 
all type of vehicies til further orders: 
1. Traffic will move in one -way direction from Red Fort Chowk to Fatehpuri Masjid on the Southern 

Carriageway . 
Traffic coming from Khari Baoli would compulsorily take left turn at Khari Baoli - Church Mission 

T - Point and would exit towards Shayamn Prasad Mukherjee Marg . 
3 . Traffic coming from the direction of Katra Bariyan , would not be allowed to turn right at Fatehpuri 

Masjid . This traffic will go straight towards Church Mission Road and turn left for Khari Baoli or go 

straight towards Shyama Prasad Mukherjee Marg for Town Hall or Chandni Chowk. 
4 . There would be no U - Turn for Buses/HTV /MGV/LGV at the cut on central verge near Bankhandi on 

Shyama Prasad MukherjeeMarg . 
5 . For the traffic coming on Shyama Prasad Mukherjee Marg from the direction of Peeli Kothi towards 

Old Delhi Railway Station , there would be “ No Right Turn ” at the T - Point of Shyama Prasad 

Mukherjee Marg - Church Mission Road . 
6 . Church Mission road would be one way from Fatehpuri Masjid Chowk towards Shyama Prasad 

Mukherjee Marg . Traffic would be discharged from Fatehpuri Masjid towards Shyama Prasad 
Mukherjee Marg or Khari. Baoli via Church Mission Road and no traffic would be allowed to enter 
Church Mission Road from the direction of Shyama Prasad Mukherjee Marg . 

In addition there will also be not stopping, waiting , loading and unloading in the southern 
carriageway of Chandni Chowk Road for any class of vehicle including cycle rickshaw , hand drawn carts etc . 

This prohibitory order will apply throughout the day i.e. 24 hours of everyday . 

This order shall be published for the information of the general public in the Official Gazette and by 
affixing a copy on the notice boards of the office of all District Deputy Commissioner of Police and all Police 
Stations in Delhi/New Delhi. 

The concerned civic road agencies maintaining the roads/areas shall erect the corresponding 
informatory signboards indicating the restrictions in the area for the guidance and convenience of all 
concerned . 

This order shall come into force with immediate effect. 
Given undermy hand and seal of this office on 18 - 12 - 2014 . 

R . K . JHA , Dy. Commissioner of Police ( Traffic, Hdqrs ) 


-- 


Printed by the Manager, Governmentof India Press , Ring Road . Mayapuri . New Delhi- 110064 

and Published by the Controller ofPublications, Delhi-110054 . 


